रजिस्ट्री सं० डी -( डी ) -72 


REGISTERED No. D -( D )-72 


Ch 


सत्यमेव जयने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Tradia 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - - खण्ड 3 - - उपखण्ड ( 1 ) 
PART II--- Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 192] 
No. 192 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जन 8 , 1976 / ज्येष्ठ 18 , 1898 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 1976 /JYAISTHA 18, 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may bo Aled 

as a separate compllation , 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(Department of Agriculture ) 

NOTIFICATION 

Nero Dolhi, the 8th June 1976 
G . S . R .397( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) ofsection 3 of the 
Destíuctive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914 ) , the Central Government l ereby makes the 
following regulations further to amend the Import of Cotton into India Regulations 1972 , 
namely : - - 
I. ( T) These regulations may be called the Import of Cotton into India ( Amendment ) 

Regulations , 1976 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In paragraph 4 of the Import of Cotton into India Regulations, 1972 , for the words and 
figures " Rs, 12 : 25 per square bale and Rs. 5 . 25 per round balc at Bombay " , the woids and 
figures " Rs. 18 . 00 per square balc an ! Rs. 13 . 00 perround bale at Bombay" shall be substituted . 

No . 8 - 39/ 15- PPS]. 


ANNA R , MALHOTRA , Jt. Sec 


( 1349 ) 


1350 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART II . SEC. 3(i) ] 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 


( कृषि विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 8 जून , 1976 


सा० का०नि० 392 ( ). विनाशक कीट और जीव अधिनियम , 1914 ( 1914 
का 2 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में कपास 
का प्रायात विनियम , 1972 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 
विनियम एतद्विारा बनाती है, अर्थात : 

1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम भारत में कपास का पायात ( संशोधन ) विनियम , 
1976 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारत में कपास का आयात विनियम , 1972 के पैरा 4 में " बम्बई में 12 . 25 रु० प्रति 
वर्गाकार गांठ और 5 . 25 रु० प्रति गोल गांठ " शब्दों तथा अंकों के स्थान पर बम्बई में 18 . 00 ३० 
प्रति वर्गाकार गांठ और 13. 00 रु० प्रति गोल गांठ " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[सं० 8- 39/ 75-पी पी० एस० ] 
अन्ना आर० मल्होत्रा , संयुक्त सचिष । 


PRINIGD BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONG , DELHI , 1976 


